निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 माघ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 61 ) पटना , मंगलवार , 24 जनवरी 2017 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


आदेश 


23 जनवरी 2017 
सं० एल / एच०जी० - 1701 / 2012 - 557 - विभागीय अधिसूचना सं० - 7825 दिनांक 19.08.2016 द्वारा समादेष्टा 
संवर्ग के पद का पुनर्गठन किया गया है एवं वित्त विभाग के संकल्प सं० - 6659 दिनांक 23.08. 2016 के द्वारा तद्नुसार 
समादेष्टा संवर्ग के पदाधिकारियों को वेतनमान एवं ग्रेड पे की स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः उक्त विभागीय 
अधिसूचना एवं वित्त विभाग के संकल्प के आलोक में समादेष्टा संवर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को सितम्बर, 2015 
के प्रभाव से निम्न प्रकार से पदनामित ( वेतनमान एवं ग्रेड पे सहित ) किया जाता है: 
क्रम सं० पदाधिकारी का नाम 

नया पदनाम / ग्रेड पे 
श्री हरिनाथ झा , 

प्रमंडलीय समादेष्टा (पी०बी०3+ ग्रेड पे 7600 ) 
वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा 
श्री तेजनारायण खेड़वार 

वरीय जिला समादेष्टा (पी०बी०3 + ग्रेड पे 6600 ) 
प्रमंडलीय समादेष्टा 
श्री जीवेन्द्र नाथ झा , 

वरीय जिला समादेष्टा ( पी०बी०3 + ग्रेड पे 6600 ) 
प्रमंडलीय समादेष्टा 
श्री जयंत कुमार, 

वरीय जिला समादेष्टा (पी०बी०3 + ग्रेड पे 6600 ) 
प्रमंडलीय समादेष्टा 


क्रम सं० 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 24 जनवरी 2017 
पदाधिकारी का नाम 

नया पदनाम / ग्रेड पे 
श्री विमल कुमार शांडिल्य । वरीय जिला समादेष्टा ( पी०बी०3 + ग्रेड पे 6600 ) 
प्रमंडलीय समादेष्टा 
श्री पवन कुमार सिंह 

वरीय जिला समादेष्टा ( पी०बी०3 + ग्रेड पे 6600 ) 
प्रमंडलीय समादेष्टा 


2. उक्त पदाधिकारियों को एम०ए०सी०पी० के तहत 7600 को ग्रेड पे प्राप्त हो रहा है , जो उन्हें प्राप्त होते 


रहेगा । 


आदेश से , 
चन्द्रशेखर सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 61 - 571 +10- डी0टी0 0I 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


